72 


HARYANA GOVT GAZ., FEB. 20 , 1996 (PHGN. 1, 1917 SARA) 


[ PARTI 


लोक निर्माण विभाग 
भवन तथा मार्ग शाखा 

(भिवानी वृत ) 

दिनांक 22 जनवरी, 1996 
नं ० जेड -42-ऐ/ 592.- क्योंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत है कि सरकार द्वारा , सरकारी व्यय पर , 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ तहसील चरखी दादरी , जिला भिवानी में डूडिवाला से गोलपुरा सड़क तक , सड़क के निर्माण हेतु 
भूमि ली जानी अपेक्षित है । अत : यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित परिक्षेत्र में उपरोक्त प्रयोजनार्थ भूमि का 
अर्जन अपेक्षित है । 


। 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती 
है जो इससे सम्बन्धित है । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इस समय इस कार्य में लगे 
अधिकारियों को अपने कर्मचारियों व कर्भकारों सहित उक्त परिक्षेत्र में किसी भी भूमि में प्रवेश करके निरीक्षण व उपरोक्त 
धारा द्वारा अपेक्षित या अनजात सभी काम करने के लिये सहर्ष प्राधिकृत है । 


कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उपरोक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन करने पर कोई प्राक्षेप हो , इस पधिसूचना 
के प्रकाशन से तीस दिन के भीतर में अपनी प्राक्षेप लिखित रूप से जिला राजस्व अधिकारी तथा भूमि अर्जम समाहर्ता, 
पी ० डब्लयू ० डी ०, बी ० एण्ड पार० ब्रांच , भिवानी के समक्ष दायर कर सकता है । 

विशिष्टियां 


५ 


পি 


तहसील 


किला नं . 


परिक्षेत्र 
गांव 


क्षेत्रफल 
(एकड़ों में ) 


मुस्ततील 

नं . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


भिवानी च ० दादरी 


डूडि बाला किश्नपुरा 


5 


4.33 


89 


. 


. " 


( हस्ताक्षर ) 

अधीक्षक अभियन्ता, 
भिवानी वृत , लोक निर्माण विभाग , 
भवन तया मार्ग शाखा , भिवानी । 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDING AND ROAD BRANCH 

(BHIWANI CIRCLE ) 
The 22nd January , 1996 


No. Z - 42 - A/ 592. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that the lan is likely 
to be required to be taken by the Government at public expense for public purpose, constg. a road 
from Dudiwala to Golpura road in district Bhiwani, it is hereby notified that the land described in 
the specification below is likely to be acquired for above purpose . 

This notification is made under the provision of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 
to all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana is pleased 
to authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking, with their servants and 
workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted 
by that section . 

Any person interested who has any objection to the acqulsition of land in th : locality 
may file within thirty days of this notification , file an objection in writing bofora the DRO - cu m- 
Land Acquisition Collector , Public Works Department , Building and Road Branch , Bhiwani. 


PART 1] 


HARYANA GOVT GAZ . FEB . 20 , 1996 (PHGN . 1, 1917 SAKA ) 


73 


SPECIFICATION 


Distiict 


Tehsil 


Locality / 

Village 


Remarks 


Hadbast 

No. 


Khasra Nos . 


Area in 

acros 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


Bhiwani 


Ch . Dadri 


5 


4.33 


89 


Dudiwala 
Kisanpura 


(Sd .) . 


Superintending Engineer, 
Bhiwani Circle , P. W. D., B. & R , Braneh , 

Bhiwani. 


REVENUE DEPARTMENT 

The 9th February , 1996 
No. 943 -Spl. Cell - I-95 /3414. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that land 
described in the specification below is needed by the Government, at public expense , for a public 
purpose , namely, for free allotment of residential plots to landless /homeless Harijans, members of 
backward classes and economically weaker persons in village Sheikhpura , tehsil and district Karnal, 
it is hereby notified that the land described in the specifications below is needed for the above 
purpose . 

This notification is made under the provisicns of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , for 
the information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana hereby 
authorises the Collector, Karnal and such other officers and officials , for the time being engaged in the 
undertaking, to 

to enter upon and survey the land in the locality and to do all other acts required or 
permitted by that section , 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of the land in the locality may , 
within a period of thirty days of publication of this notification in the Official Gazette, or in two daily 
Dewspaper circulating in the locality of which at least onc shall be in the regional languago or 
publicity in the iocality whichever is later, file an objection , If any, in writing before the Sub -Divisional 
Officer ( Civil)-cum - Land Acquisition Collector, Karnal 

Plans of the land may be inspocted in the office of the Sub - Divisional Officer (Civil)-cum 
Land Acquisition , Colloctor, Karnal. 

SPICIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Village 


Area 


Hadbast 
Number 


Roctangle 
Kharta No. 


Kanal Marla 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Karnal Sub - Tehsil Gharaunda , 

Tehsil Karnal 


22 


1 


Sheikh 
pura 


1 
1 


4 


1461 
1468 
1469 
1470 
1471 
1472 


17 
12 

1 
4 
2 
5 


1 


3 
3 


Total : 


15 


1 


1 


J. D. GUPTA , 
Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department. 


74.. 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 20 , 1996 (PHGN . 1, 1917 SAKA ) 


[ PART I 


राजस्व विभाग 


दिनांक 9 फरवरी, 1996 


सं ० 943- वि ० सैल०-1-95/ 3414.-- चूंक्षि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट वणित भूमि सरकार 
द्वारा सरकारी एर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन, अर्थात् गांव शेखपुरा , तहसील एवं जिला करनाल में भूमिहीन बेघर 
हरिज नों , पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी भू-खण्ड (प्लाट ) आबंटित 
करने के लिए अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णितः भूमि 
उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जानकारी 
के लिए की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा कलैक्टर, फारनाल 
तथा इस समय इस कार्य में लगे ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने 
तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य के लिए प्राधिकृत करते हैं । 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के राजपत्र 
में या परिक्षेत में परिचालित दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन जिन में कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, या उस 
परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से, इसमें से जो भी बाद में हो , तीस दिन की अवधि के भीतर उप -मण्डल अधिकारी ( ना ० ) एवं 
भूमि अर्जन कलैक्टर,वकाल को हरमुख लिखित रूप में प्राक्षेप, यदि कोई हो, दायर कर सकता है । 

भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप -मण्डल अधिकारी ( ना .) एवं भूमि अर्जन कलैक्टर , करनाल के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 


विशिष्टि 


লিল । 


तहसील 


गांव 


ह ० ब ० नं ० 


पायत सं ० / खसरा सं ० 


रकबा 


1 


2 


3 


4 


6 


बिघा बिसवा 


पताल 


शेखपुरा 


22 


1461 


17 


1 

1 


1468 


12 


उप- रहसल 
घरोण्डा 
तहसील 


1469 


4 


1 


करनाल 


1470 


1 


1471 


3 


2 


1472 


35 


... 


कुल जोड़ : 


15 


1 


जे ० डी ० गुप्ता , 


. 


सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


13371 CS ( H ) -Govt . Press, U.T., Chd. 


